in. 


रजिस्ट्री सं००( १०)- 72 


MASTERED. No . p. (D.)-72 


भारतकायजपत्र 
The Gazette of India 


असावारण , 
EXTRAORDINARY 

भाग I - मण 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
सं० 217] नई दिल्ली, शुषवार, नवम्बर 7, 1979/ कार्तिक 16, 1901 
No. 217] NEWDELHI , WEDNESDAY , NOVEMBER 7 , 1979 / KARTI KA 16, 1901 
- = - - - - - - - - - - - - - -- - - = = = = - - - - -- - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Separate paplog is given to this Part in order that it may be niled 4s a separate 

compllation 
-- - - - -- - - - - - - = = = = = = = - = -- -- -- - 


वाणिज्य , नागरिक आपूर्ति मंत्रालय 

( बाणिज्य विभाग ) 
सार्वजनिक सूचना संख्या -75 , ई टी सी ( पी एन ) 79 

नई दिल्ली , 7 नवम्बर , 1979 

निर्यात ग्यापार नियंत्रण 
विषय . - विन्टेज कारो की निर्यात नीति । 


मिसिल संख्या - 7 (10 )/ 1 / 77 - 1 - 1 . - अप्रैल , 1979 - मार्च , 1980 की 
निर्यात नीति की अनुसषी 1 के भाग- ख की क्रम संख्या 89 ( 4 ) के सामने 
दर्शाई गई विन्टेज मोटर कारो , उनके पजों और संघटको अर्थात 1940 बी 
822GI / 79 

( 1065) 


1066 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART ISHC. 11 


2 


: 


मोटर कारो और पहले के माडलों की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता 


जैसा कि ऊपर बताया गया है विन्टेज कारों के लिए नीति के अनुसरन में , 
सरकार सीमित आधार पर विन्टेज कारों के निर्यात की उनमति के लिए मार्ग 
दर्शन निर्धारित करना चाहती हैं और सरकार को इस कार्य को करने में समर्थ 
बनने के लिए विन्टेज कारों के इच्छुक निर्यातक अपनी कारें विन्टेज रजिस्टर 
इण्डियन आटोमोटिवस रेसिंग क्लब लि . , (पता : अल्फा मोटर कम्पनी , लिबटी 
बिल्डिंग , चौथी मंजिल , मेरीन लाइन्स , बम्बई - 400020) के पास इस 
मार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर 
पंजीकृत करा लें । लेकिन ऐसे पंजीकरण से व्यक्ति को कार के अन्तिम निर्यात 
का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा । 

सी . वेंकटरमन , मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Commerce ) 
PUBLIC NOTICE NO . 75- ETOPN) / 79 
New Delhi, the 7th November , 1979 

EXPORT TRADE CONTROL 
Subject : Export Policy of Vintage Cars. 

Fle No. 7 ( 10 ) / 1 / 77 - E.I. . - Attention is invited to the Export Policy ot 
Vintago Motor Cars parts and components thercof i. e. motor cars of 1940 and 
the earlier models appearing against S , No . 89( iv ) of Part B of Schedule I of 
Export Policy April 1979 — March 1980 . 


In pursuance of the Policy for Vintago Cars as mentioned above Govern 
ment intends to evolve guidelines for allowing export of Vintage Carg on a 
limited basis and in order to enable the Government to do so , intending exporters 
of Vintage Cars may get their care registered with the Vintage Register Indian 
Automotives Racing Club Ltd ., ( Address : Alpha Motor Company , Liberty 
Building, 4th Floor, Marino Lines, Bombay-400020 ) within a period of 60 days 
from the date of issue of this Public Notice. However , such registration will 
not confer any right on the person for eventual export of the car . 


C . VENKATARAMAN , Chief Controller of Imports & Exports. 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI -110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI -110054 , 1979 


